रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


Sm 


a 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2847 ] 
No. 2847 ] 


नई दिल्ली शुक्रवार , दिसम्बर 20 , 2013 / अग्रहायण 29 , 1935 
NEW DELHI, FRIDAY , DECEMBER 20 , 2013/ AGRAHAYANA 29 , 1935 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

___ शुद्धिपत्र 

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2013 
का . आ . 3737 ( अ). राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 
( 1956 का 48 ) की धारा 3 के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , भारत सरकार के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II, खण्ड 3 , उप - खण्ड (ii ) , तारीख 23 जनवरी , 
2013 में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 303 ( अ ) , 
तारीख 31 जनवरी, 2013 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND 

HIGHWAYS 

CORRIGENDUM 
New Delhi, the 20th December, 2013 
S . O . 3737 ( E ) . — In exercise of the powers 
conferred by clause (a ) of Section 3 of the National 
Highways Act, 1956 (48 of 1956 ), the CentralGovernment 
herebymakes the following amendments in theNotification 
of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways, number S. O . 303 (E ), dated the 
23rd January, 2013 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub - Section ( ii ), dated the 
31st lanuary, 2013, 

In the schedule to the said notification , mentioned 
in the column No . (8 ) ‘ area in Hectares shall be read as 
“ area in Sq.Mtrs” . 


उक्त अधिसूचना की अनुसूची में कॉलम सं. ( 8 ) में उल्लिखित 
" क्षेत्रफल हेक्टेअर में " को " क्षेत्रफल वर्गमीटर में " पढ़ा जाए । 
[ फा . सं. आरडब्ल्यू एनएच -12014/10/ 2010- एसपी( केएआर/ पी -9 ] 

माया प्रकाश , उप सचिव 
पाद टिप्पण : - मूल अधिसूचना को संख्या का . आ . 303 ( अ) , 

तारीख 23 जनवरी, 2013 , के तहत केन्द्रीय सरकार 
भारत सरकार के राजपत्र , असाधारण , भाग II , 
खण्ड 3 , उप - खण्ड ( ii ) , तारीख 31 जनवरी , 
2013 में प्रकाशित किया गया था । 


[ E No . RW/ NH-12014/10/ 2010- SP( Kar)/ P-9] 

___ MAYA PRAKASH, Dy, Secy. 
Foot Note : — The principal notification was published vide 

No. S. O . 303( E), dated the 23rd January, 
2013 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary, Part II , Section 3, Sub -section 
( ii ), dated the 31st January, 2013 . 


5329 GI/ 2013 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


